शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 48 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 30 नवम्बर 2018 - अग्रहायण 9, शक 1940 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2018 


क्रमांक 3-5/ 2007/ 1-7 . - छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 30 सन् 2002 ) की धारा -4 में निहित प्रावधानों के 
अंतर्गत माननीय न्यायमूर्ति ( सेवानिवृत्त ) श्री शंभूनाथ श्रीवास्तव, प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ का 05 वर्ष का निर्धारित कार्यकाल दिनांक 20 
08-2018 को 

पूरा 

होने तथा नये प्रमुख लोकायुक्त द्वारा दिनांक 27-08-2018 ( अपरान्ह ) को कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप तत्कालीन 
प्रमुख लोकायुक्त माननीय न्यायमूर्ति श्री शंभूनाथ श्रीवास्तव को दिनांक 27-08-2018 ( अपरान्ह ) से कार्यमुक्त किया गया है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के . आर.मिश्रा, अपर सचिव. 


2291 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


2292 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


गृह ( पुलिस) विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, अटल नगर रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2018 


क्रमांक एफ -3-62/ 2008/ गृह - दो . - विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09-08-2017 द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 
( क्र . 13 सन् 2007 ) की धारा -39 की उपधारा ( 4 ) के अध्यधीन पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में श्री भारत सिंह ( सेवानिवृत्त पुलिस 
महानिरीक्षक ) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये सदस्य नियुक्त किया गया है. 


2 . 


राज्य शासन एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा -41 की उपधारा ( 2 ) के तहत श्री भारत सिंह ( सेवानिवृत्त 
पुलिस महानिरीक्षक ) , सदस्य, छ.ग. राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22-10-2018 में उल्लेखित 
व्यक्तिगत कारणों से दिये गये त्याग - पत्र को मान्य करते हुए, दिनांक 22-10-2018 से त्याग - पत्र स्वीकृत करता है. 


, 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी . पी . कौशल, अवर सचिव . 


ग्रामोद्योग विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2018 


क्रमांक एफ 1-24/ 2013 /( 6 ) 52.– छ.ग. शासन , ग्रामोद्योग विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-07-2015 द्वारा श्री दीपक 
साहू, दुर्ग को अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड , रायपुर के पद पर नियुक्त किया गया था . श्री दीपक साहू, द्वारा दिनांक 31-10-2018 
को अध्यक्ष, पद का त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया है. 


2 . राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दीपक साहू, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड , रायपुर का दिनांक 31-10-2018 से त्यागपत्र 
स्वीकृत करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलाटेंभुरने, अवर सचिव. 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 6 अक्टूबर 2018 


क्रमांक एफ 1-44/2014/32. - छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम , 2011 की धारा 6 ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते 
हुए, राज्य शासन , एतद्द्वारा श्री सुधीर कुमार पाण्डे की छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण में सदस्य के पद पर नियुक्ति की पदावधि में दिनांक 
15-12-2018 से 03 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक , जो भी पूर्व में हो, वृद्धि की जाती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जी . एल . सांकला, अवर सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018 


2293 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2018 


क्रमांक एफ 4-8/ 2006/ 32. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-10-2016 के द्वारा जल ( प्रदूषण निवारण तथा 
नियंत्रण ) अधिनियम, 1874 की धारा -4 के अंतर्गत सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को , छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण 
मंडल में सदस्य मनोनीत किया गया है , के स्थान पर विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , आवास एवं पर्यावरण विभाग को सदस्य मनोनीत किया जाता 
है . 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 6 अक्टूबर 2018 


क्रमांक एफ 1-35/ 2010/32.- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा -4 के तहत इस विभाग के आदेश क्रमांक 
314/3236/2003 दिनांक 23-03-2004 के द्वारा गठित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के संचालक मंडल में आवास सचिव या उनके प्रतिनिधि 
के रूप में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , आवास एवं पर्यावरण विभाग को सदस्य मनोनीत किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रेजीना टोप्पो , अपर सचिव . 


राजस्व विभाग 
कार्यालय , कलेक्टर , जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


गरियाबंद , 6 अक्टूबर 2018 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/ अ -82 / 2017-18 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


गरियाबंद 


गरियाबंद 


3.82 


नागाबुड़ा 
प.ह.नं. 20 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग , गरियाबंद . 


पैरी घुम्मर व्यपवर्तन 
योजना के अंतर्गत मुख्य/ 
शाखा नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) , गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

श्याम धावड़े, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


2294 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


कार्यालय कलेक्टर , जिला बस्तर, जगदलपुर एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


जगदलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2018 


क्रमांक क / भू- अर्जन / 10 / अ -82/2014-15. - कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण जगदलपुर से प्राप्त प्रस्ताव 
अनुसार घाटपदमूर- कुड़कानार मार्ग के कि.मी. 2/8 पर इंद्रावती नदी सेतु के पहुंचमार्गनिर्माण हेतु ग्राम घाटपदमूर प.ह.नं. 02, रा.नि. मंडल 
जगदलपुर ( अ ), तहसील जगदलपुर के निजी भूमि अर्जन हेतु अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )/ भू - अर्जन अधिकारी, जगदलपुर के न्यायालय 
में प्रक्रियाधीन भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/ अ -82/ 2014-15 में नवीन भू - अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत अंतिम अधिसूचना 
का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में अधिनियम की धारा 23 के तहत अधिनिर्णय अपरिहार्य कारणवश नहीं 
किया जा सका. चूंकि राज्य शासन के योजनांतर्गत सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय हित में निर्माण कार्य हेतु भू - अर्जन किया जाना प्रस्तावित है. 


अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 में 
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व )/ भू - अर्जन अधिकारी जगदलपुर के न्यायालय में प्रक्रियाधीन भू - अर्जन 
प्रकरण क्रमांक 10/ अ -82/2014-15 में नवीन भू - अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत अधिनिर्णय हेतु बारह मास की अवधि बढ़ाई 
जाती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अय्याज तंबोली, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


( 1 ) 


( 2 ) 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरबा , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


77/ 1 ड 


0.113 


87/1 


0.065 


215 


0.097 


कोरबा. दिनांक 14 सितम्बर 2018 


0.144 


214 / 1 ख , 225/ 1 ख 

216/2 , 217/2 


0.061 


308/1 


0.012 


288/3 


0.024 


198 


0.049 


222 , 302/1 


0.089 


क्रमांक /14506/ भू - अर्जन/ अ -82/ 2018. - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


223 


0.012 


320 


0.004 


308/2 


0.012 


288/4 


0.024 


303 


0.109 


अनुसूची 


296 


0.036 


305/1 


0.024 


221 


0.053 


293 


0.093 


305/2 


0.125 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोरबा 
( ख ) तहसील - पोंड़ीउपरोड़ा 
( ग ) नगर/ ग्राम - लखनपुर 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.825 हेक्टेयर 


307, 309 , 311 


0.012 


338 


0.004 


340 


0.024 


343 


0.004 


खसरा नम्बर 


351 


0.157 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


479 


0.061 


( 1 ) 


341 


0.004 


342 


0.012 


77 / 1 ख 


0.145 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018 


2295 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


339 


0.032 


505 


0.165 


478 


0.036 


635/4 क / 1 


0.012 


463/3, 464/4 


0.303 


635/4 क / 1 


0.024 


464/3 


0.020 


635/4 क / 1 


0.202 


0.185 


635/4 क / 1 


0.202 


463/2, 464/2 
611/2 , 612/2 , 620/2 


0.378 


635/4 क / 1 


0.081 


617 


0.165 


635/4 क / 1 


0.081 


634 


0.274 


635/4 क / 1 


0.053 


618 


0.061 


635/4 क / 1 


0.089 


655 


0.105 


635/4 क / 1 


0.274 


656 


0.081 


635/4 क / 1 


0.041 


354 


0.129 


635/4 क / 1 


0.081 


647 


0.416 


635/4 क / 1 


0.137 


657 


0.028 


635/4 क / 1 


0.101 


0.218 


635/4 क / 1 


0.020 


80/1, 87/2 , 87/3 

614, 615 


0.004 


635/4 क / 1 


0.202 


635/4 क / 4 


0.057 


321/1 


0.032 


633/1 


0.024 


616 


0.028 


619 


0.105 


288/5 


0.024 


218/2 


0.012 


288/6 


0.028 


220/4 


0.020 


288/2 


0.020 


308/4 


0.012 


306/1 


0.036 


197/4 


0.036 


195/5 


0.016 


योग 


83 


6.825 


306/2 


0.049 


321/2 


0.033 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - कटघोरा 

व्यपवर्तन योजना की नहर निर्माण हेतु . 


308/3 


0.012 


349/3 


0.145 


475/1 


0.101 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


502/1 


0.101 


502/2 


0.028 


504/2 


0.012 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मो . कैसर अब्दुल हक , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


505 


0.125 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, कोरिया ( छ.ग. ) 


कोरिया, दिनांक 3 अगस्त 2018 


क्रमांक /1183/वि.यो. /नग्रानि/ 2018.- छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 ( 1 ) के 
अनुसरण में शिवपुर चरचा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 964 बैकुण्ठपुर , दिनांक 
02 जून 2018 द्वारा किया गया था . 


2296 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3 ) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता 
है कि सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, कोरिया द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट शिवपुर- चरचा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि 
उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 ( 4 ) 
के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक 
रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है. 


. 


शिवपुर - चरचा, निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है : 


अनुसूची 


शिवपुर - चरचा, निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 


पूर्व में 
दक्षिण में 
पश्चिम में : 


ग्राम शिवपुर, चरचा, खरवत, छरछा एवं सीतापुर ग्रामों उत्तरी सीमा तक . 
ग्राम सीतापुर, रकेया, दुधनिया, उदुमदुगा एवं आनी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक . 
ग्राम आनी, छिंदडांड, आमगांव, सरडी, शिवपुर एवं बिशुनपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक . 
ग्राम बिशुनपुर एवं शिवपुर पश्चिम ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक . 


उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक 
निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा. 


निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, कलेक्ट्रेट परिसर, रूम नं. 108, 109, 110, 101 बैकुण्ठपुर, जिला 

कोरिया छ.ग. 


No./1183/DP/TCP/2018.—The existing Land use map and register for the Shivpur-Charcha Planning Area 
Existing land use map and Register was published under Sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha 
Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 964 Baikunthpur date 02 Jun 2018 . 


Therefore , a notice is hereby given for general information of the public that the Existing Land use map and 
Register of Shivpur-Charcha Planning Area, Existing land use map and Register so prepared and published are duly 
adopted by the Assistant Director Town & Country Planning ,Korea . under the Provision of sub -section ( 3) of section 
15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett . Under the 
provision of sub -section (4 ) of section 15 of the said Adhiniyam , which shall be conclusive evidence of the fact that 
the above map and register have been duly prepared and adopted on date . 


The limit of Shivpur- Charcha Planning Area is defined in the Schedule given below : 


SCHEDULE 


Limits of Shivpur -Charcha Planning Area 


NORTH 
EAST 
SOUTH 
WEST 


Village Shivpur, Charcha, Kharwat, Chharchha and Sitapur Northern Limits of Villages . 
Village Sitapur, Rakya, Dudhaniya, Udumdunga, and Ani Eastern Limits of Villages. 
Village Ani, Chhinddand Amgaon , Sardi, Shivpur and Vishunpur, Southern Limits of Villages. 
Village Bishunpur and Shivpur Western Limits of Villages. 


•. 


The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place 
during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette . 


Inspection Site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning , Collectorate Parisar, Room No. 108 , 

109, 110, 101 Baikunthpur, Dist.- Korea ( C.G. ) 


के . एस. कंवर, 
सहायक संचालक . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018 


2297 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर 


बिलासपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2018 


क्रमांक 8697 / चेकर/ तीन - 10-8/2000 ( VII ).- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) , की धारा 9 की उपधारा ( 6 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व की अधिसूचना क्रमांक -764 / चेकर/ तीन - 10-8/ 2000 ( VII ) दिनांक 24 जनवरी 
2018 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि दिनांक 29 सितम्बर 2018 से नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) 
में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय, साधारणतः निम्न सारणी के कॉलम ( 3 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक करेंगे, 
अर्थात् : 

सारणी 


अनुक्रमांक 
( 1 ) 


सत्र न्यायालय 

( 2 ) 


बैठने का स्थान / स्थानों 

( 3 ) 


1 . 


बालोद 


1. बालोद 


2 . 


बलौदाबाजार 


1. बलौदाबाजार 


2 . 


भाटापारा 


3 . 


बलरामपुर मुख्यालय रामानुजगंज 


1. रामानुजगंज 


4 . 


बस्तर ( जगदलपुर ) 


1. जगदलपुर 


5 . 


बेमेतरा 


1. बेमेतरा 


6 . 


बिलासपुर 


1. बिलासपुर 
2. पेण्ड्रारोड 


7 . 


दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 


1. दंतेवाड़ा 


8 . 


धमतरी 


1. धमतरी 


2. कुरूद 


9 . 


दुर्ग 


1. दुर्ग 


10 . 


जांजगीर - चांपा 


1. जांजगीर 
2. सक्ती 


11 . 


जशपुर 


1. जशपुर 


2. कुनकुरी 


12 . 


कबीरधाम ( कवर्धा) 


1. कवर्धा 


13 . 


कोण्डागांव 


1. कोण्डागांव 


14. 


कोरबा 


1. कोरबा 
2. कटघोरा 


2298 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


15. 


कोरिया ( बैकुण्ठपुर) 


1. बैकुंठपुर 
2. मनेन्द्रगढ़ 


16. 


महासमुंद 


1. महासमुंद 
2. सरायपाली 


17 . 


मुंगेली 


1. मुंगेली 


18. 


रायगढ़ 


1. रायगढ़ 
2. सारंगढ़ 
3. घरघोड़ा 


19 . 


रायपुर 


1. रायपुर 


2. गरियाबंद 


20 . 


राजनांदगांव 


1. राजनांदगांव 
2. खैरागढ़ 
3. डोंगरगढ़ 


21. 


सूरजपुर 


1. सूरजपुर 
2. प्रतापपुर 


22. 


सरगुजा ( अंबिकापुर ) 


1. अंबिकापुर 


23. 


उत्तर बस्तर ( कांकेर ) 


1. कांकेर 


2. भानुप्रतापपुर 


No. 8697 /Checker /III- 10-8 / 2000 (VII).— In exercise of the powers conferred by Sub - section (6 ) of Section 
9 of the Code of Criminial Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974 ) and in supersession of its Notification No. 764 / 
Checker/ III- 10-8 /2000 (VII), dated 24-01-2018 , the High Court of Chhattisgarh is pleased to direct that with effect 
formthe 29th September 2018 ordinarily the Court of Sessions specified in Column No. ( 2 ) of the table below, shall 
hold its sitting at the place or places, specified against it in Column No. ( 3 ) : 


TABLE 


Serial No. 

( 1 ) 


Court of Sessions 

( 2 ) 


Ordinary Place / Places of Sitting 

( 3 ) 


1 . 


Balod 


1. Balod 


2 . 


Balodabazar 


1. Balodabazar 
2. Bhatapara 


3 . 


1. Ramanujganj 


Balrampur Headquarter at 
Ramanujganj . 


4 . 


Bastar (Jagdalpur) 


1. Jagdalpur 


5 . 


Bemetara 


1 . 


Bemetara 


11 1 ] 


SOTITY TE 176143 , fatich 30 patol 2018 


2299 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


6 . 


Bilaspur 


1. Bilaspur 
2. Pendraroad 


7 . 


Dakshin Bastar Dantewara 


1 . 


Dantewara 


8 . 


Dhamtari 


1 . 
2 . 


Dhamtari 
Kurud 


9 . 


Durg 


1. Durg 


10 . 


Janjgir- Champa 


1. Junjgir 
2 . Sakti 


11 . 


Jashpur 


1. Jashpur 
2. Kunkuri 


12 . 


Kabeerdham (Kawardha ) 


1 . 


Kawardha 


13 . 


Kondagaon 


1. Kondagaon 


14 . 


Korba 


1 . Korba 
2. Katghora 


15 . 


Koriya ( Baikunthpur) 


1. Baikunthpur 
2. Manendragarh 


16 . 


Mahasamund 


1. Mahasamund 
2. Saraipali 


17 . 


Mungeli 


1. Mungeli 


18 . 


Raigarh 


1. Raigarh 
2. Sarangarh 
3. Gharghora 


19 . 


Raipur 


1. Raipur 
2. Gariyaband 


20 . 


Rajnandgaon 


1. Rajnandgaon 
2. Khairagarh 
3. Dongargarh 


21. 


Surajpur 


1. Surajpur 
2. Pratappur 


22 . 


Surguja (Ambikapur ) 


1. Ambikapur 


23 . 


Uttar Bastar (Kanker ) 


1 . Kanker 
2. Bhanupratappur 


2300 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


बिलासपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2018 


क्रमांक 8698/ चेकर/तीन - 10-8/2000 ( VII ).- छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958 ) की 
धारा 12 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक -905/ चेकर/ 
तीन - 10-8/2000 ( VII), दिनांक 27-01-2018 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में 
प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना पृ. क्रमांक 9017/2968/ 21- B/2018 दिनांक 11 
सितम्बर, 2018 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 29 
09-2018 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे : 


सारणी 


क्र . 


सिविल जिले के 


अपर जिला न्यायाधीश के 


नाम 


न्यायालय 
बैठने का स्थान 

न्यायालयों 

की संख्या 
( 3 ) 

( 4 ) 


सिविल न्यायाधीश प्रथम 

वर्ग के न्यायालय 
बैठने का स्थान 

न्यायालयों 

की संख्या 
( 5 ) 

( 6 ) 


सिविल न्यायाधीश द्वितीय 

वर्ग के न्यायालय 
बैठने का स्थान 

न्यायालयों 

की संख्या 
( 7 ) 

( 8 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


बालोद 


1. बालोद 


2 


2 


N 


1. बालोद 
2. गुण्डरदेही 


1 


1. बालोद 
2. दल्लीराजहरा 
3. डौण्डीलोहारा 


1 

1 


2 . 


बलौदाबाजार 


1. बलौदाबाजार 


3 


2 


2. भाटापारा 


1 


1. बलौदाबाजार 
2. भाटापारा 
3. कसडोल 


1 

1 


1. बलौदाबाजार 
2. भटगांव 
3. बिलाईगढ़ 
4. सिमगा 


1 
1 
1 

1 


3 . 


1. रामानुजगंज 


2 


1. रामानुजगंज 


N 


बलरामपुर मुख्यालय, 
रामानुजगंज. 


1. बलरामपुर 
2. वाड्रफनगर 
3. राजपुर 


1 
1 
1 


4 . 


बस्तर ( जगदलपुर ) 


1. जगदलपुर 


3 


1. जगदलपुर 


3 


1. जगदलपुर 


6 


5 . 


बेमेतरा 


1. बेमेतरा 


1 


1. बेमेतरा 


2 


1. बेमेतरा 


2 


2. साजा 


1 


6 . 


बिलासपुर 


10 


5 


10 


1. बिलासपुर 
2. पेण्ड्रारोड 


1 


1. बिलासपुर 
2. पेण्ड्रारोड 
3. बिल्हा 


1 


1 

1 


1. बिलासपुर 
2. पेण्ड्रारोड 
3. कोटा 
4. मरवाही 
5. तखतपुर 


2 


1 

1 


7 . 


1. दंतेवाड़ा 


3 


1 


2 


दक्षिण बस्तर 
( दंतेवाड़ा ) 


1. दंतेवाड़ा 
2. सुकमा 
3. बीजापुर 


2 


1. दंतेवाड़ा 
2. बीजापुर 
3. बचेली 
4. कोन्टा 


1 


1 
1 

1 


8 . 


धमतरी 


1. धमतरी 


1 


1. धमतरी 


2 


2 


1. धमतरी 
2. नगरी 


2. कुरूद 


1 


1 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2018 


2301 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


9 . 


दुर्ग 


1. दुर्ग 


8 


5 


1. दुर्ग 


16 


1. दुर्ग 
2. पाटन 
3. भिलाई -3 


1 

1 


10. जांजगीर - चांपा 


3 


2 


2 


1. जांजगीर 
2. सक्ती 


1. जांजगीर 
2. सक्ती 
3. चांपा 


1. जांजगीर 
2. सक्ती 


2 


-- 


1 


1 


3. डभरा 


2 


4. अकलतरा 


1 


4. पामगढ़ 
5. जैजैपुर 
6. नवागढ़ 
7. मालखरौदा 


1 
1 
1 

1 


11. 


जशपुर 


1 


2 


1. जशपुर 
2. कुनकुरी 


1. जशपुर 
2. कुनकुरी 


1. जशपुर 
2. पत्थलगांव 


1 


1 


1 
1 

1 


3. बगीचा 


12. 


कबीरधाम ( कवर्धा) 


1. कवर्धा 


1 


1. कवर्धा 


3 


1 


1. कवर्धा 
2. पंडरिया 


1 


13. 


कोण्डागांव 


1. कोण्डागांव 


1 


1. कोण्डागांव 


2 


1 


1. नारायणपुर 
2. केशकाल 


2. नारायणपुर 


1 


1 


14. 


कोरबा 


2 


3 


1. कोरबा 
2. कटघोरा 


1. कोरबा 
2. कटघोरा 


2 


2 


1. कोरबा 
2. कटघोरा 
3. पाली 


1 
1 
1 


4. करतला 


1 


15. 


कोरिया ( बैकुण्ठपुर) 


1. मनेन्द्रगढ़ 


2 


2 


1. बैकुंठपुर 
2. मनेन्द्रगढ़ 
3. चिरमिरी 


1 

1 


1. बैकुण्ठपुर 
2. मनेन्द्रगढ़ 
3. जनकपुर 


1 
1 
1 


16. महासमुंद 


2 


3 


1. महासमुंद 


2 


1. महासमुंद 
2. सरायपाली 


1. महासमुंद 
2. सरायपाली 


1 


1 


2. पिथौरा 


1 


17. मुंगेली 


1. मुंगेली 


1. मुंगेली 


2 


1 


1. मुंगेली 
2. लोरमी 


1 


18. रायगढ़ 


6 


2 


4 


1. रायगढ़ 
2. सारंगढ़ 
3. घरघोड़ा 


1. रायगढ़ 
2. घरघोड़ा 
3. सारंगढ़ 


1. रायगढ़ 
2. धर्मजयगढ़ 


1 

1 


1 


1 

1 


3. खरसिया 


2 


19. रायपुर 


1. रायपुर 


10 


1. रायपुर 


6 


1. रायपुर 


16 


2. गरियाबंद 


1 


2. गरियाबंद 


2 


1 


1 


2. गरियाबंद 
3. राजिम 
4. तिल्दा 
5. देवभोग 


1 

1 


2302 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 नवम्बर 2018 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


20. राजनांदगांव 


2 


2 


3 


1. राजनांदगांव 
2. खैरागढ़ 
3. डोंगरगढ़ 


1 


1 

1 


1. राजनांदगांव 
2. अम्बागढ़चौकी 
3. डोंगरगढ़ 
4. खैरागढ़ 


1. राजनांदगांव 
2. डोंगरगढ़ 
3. खैरागढ़ 
4. छुईखदान 


-- 


1 
1 

1 


1 


21. सूरजपुर 


3 


3 


1. सूरजपुर 


2 


1. सूरजपुर 
2. प्रतापपुर 


1. सूरजपुर 
2. प्रतापपुर 


1 


-- 


22. सरगुजा ( अम्बिकापुर ) 


1. अम्बिकापुर 


6 


1. अम्बिकापुर 


3 


5 


1. अंबिकापुर 
2. सीतापुर 


2 


23. 


उत्तर बस्तर ( कांकेर ) 


1. कांकेर 


2 


1 

1 


1. कांकेर 
2. भानुप्रतापपुर 


1. कांकेर 
2. पखांजुर 


1 

1 


2. भानुप्रतापपुर 


1 


योग 


89 


91 


131 


नोट 


रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय - ( रामानुजगंज -1 + बलरामपुर -1 ) 


No. 8698 /Checker/ III- 10-8 /2000 (VII ).— In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of Section 
12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958 ) and in supersession of its previous Notification 
No. 905 /checker /III - 10-8 /2000 (VII ), dated 27-01-2018 , the High Court hereby directs that the Courts of Addi 
tional District Judges, Civil Judges Class- I and Civil Judges Class - II as established by the Law Department Notifi 
cation Endt. No. 9017 /2968 /21- B /2018 dated 11-09-2018 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect 
from the date 29-09-2018 at the places specified against them in the table below : 


TABLE 


Sl. No. 


Name of 
Civil District 


Court of Additional 

District Judges 
Place of Sitting No. of 

Courts 
( 3 ) 

( 4 ) 


Court of Civil Judges 

Class - I 
Place of Sitting No. of 

Courts 
( 5 ) 

( 6 ) 


Court of Civil Judges 

Class - II 
Place of Sitting No. of 

Courts 
( 7 ) 

( 8 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


Balod 


1. Balod 


2 


2 


2 


1. Balod 
2. Gunderdehi 


1 


1. Balod 
2. Dallirajhara 
3. Dondilohara 


1 


2 . 


Balodabazar 


3 


2 


1. Balodabazar 
2. Bhatapara 


1 


1. Balodabazar 
2. Bhatapara 
3. Kasdol 


1 


1. Balodabazar 
2. Bhatgaon 
3. Bilaigarh 
4. Simga 


1 
1 
1 
1 


3 . 


1. Ramanujganj 


2 


1. Ramanujganj 


2 


Balrampur 
Headquarter at 
Ramanujganj 


1. Balrampur 
2. Wadrafnagar 
3. Rajpur 


1 


4 . 


Bastar (Jagdalpur ) 


1. Jagdalpur 


3 


1. Jagdalpur 


3 


1. Jagdalpur 


6 


5 . 


Bemetara 


1. Bemetara 


1 


1. Bemetara 


2 


2 


1. Bemetara 
2. Saja 


HM 1 ] 


ETTY 1/547 , fatich 30 tatok 2018 


2303 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


6 . 


Bilaspur 


10 


5 


1. Bilaspur 
2. Pendra -Road 


1 


1. Bilaspur 
2. Pendra - Road 
3. Bilha 


1 


1. Bilaspur 
2. Pendra -Road 
3. Kota 
4. Marwahi 
5. Takhatpur 


10 
1 
2 


1 
1 


7 . 


1. Dantewara 


3 


1 


2 


Dakshin Bastar 
Dantewara 


1. Dantewara 
2. Sukma 
3. Bijapur 


2 


1 


1. Dantewara 
2. Bijapur 
3. Bacheli 
4. Konta 


1 


8 . 


Dhamtari 


1. Dhamtari 


1 


2 


2 


1. Dhamtari 
2. Kurud 


1. Dhamtari 
2. Nagri 


9 . 


Durg 


1. Durg 


8 


5 


1. Durg 


16 


1. Durg 
2. Patan 
3. Bhilai- 3 


1 


10. Janjgir -Champa 


2 


2 


1. Janjgir 
2. Sakti 


3 
2 


1 


1. Janjgir 
2. Sakti 
3. Champa 
4. Akaltara 


1 
1 
1 


2 


1. Janjgir 
2. Sakti 
3. Dabhra 
4. Pamgarh 
5. Jaijaipur 
6. Navagarh 
7. Malkharoda 


1 
1 


11. Jashpur 


1 


2 


1. Jashpur 
2. Kunkuri 


1. Jashpur 
2. Kunkuri 


1 


1. Jashpur 
2. Patthalgaon 
3. Bagicha 


1 
1 


12 . 


1. Kawardha 


1 


1. Kawardha 


3 


1. Kawardha 


1 


Kabeerdham 
(Kawardha) 


2. Pandariya 


13 . 


Kondagaon 


1. Kondagaon 


1 


2 


1 


1 Kondagaon 
2 Narayanpur 


1. Narayanpur 
2. Keshkal 


1 


14 . 


Korba 


2 


1. Korba 
2. Katghora 


1. Korba 
2. Katghora 


3 
2 


2 


1. Korba 
2. Katghora 
3. Pali 
4. Kartala 


1 
1 
1 


1. Manendragarh 


2 


2 


15. Koriya 

(Baikunthpur ) 


1. Baikunthpur 
2. Manendragarh 
3. Chirmiri 


1 


1. Baikunthpur 
2. Manendragarh 1 
3. Janakpur 


16 . 


Mahasamund 


2 


3 


2 


1. Mahasamund 
2. Saraipali 


1 . Mahasamund 
2. Saraipali 


1. Mahasamund 
2. Pithoura 


1 


17 . 


Mungeli 


1. Mungeli 


1 


1. Mungeli 


2 


1. Mungeli 
2. Lormi 


1 

1 


18. Raigarh 


6 


2 


1. Raigarh 
2. Sarangarh 
3. Gharghora 


1 
1 


1. Raigarh 
2. Gharghora 
3. Sarangarh 


1 

1 


1. Raigarh 

4 
2. Dharamjaigarh 1 
3. Kharsiya 2 


2304 


SYTYT 7643 , farih 30 tahop 2018 


[ HIFT 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


( 8 ) 


19 . 


Raipur 


10 


16 


1. Raipur 
2. Gariyaband 


1. Raipur 
2. Gariyaband 


6 
2 


1 


1. Raipur 
2. Gariyaband 
3. Rajim 
4. Tilda 
5. Devbhog 


1 
1 
1 


20. Rajnandgaon 


2 


2 


3 


1. Rajnandgaon 
2. Khairagarh 
3. Dongargarh 


1 


1 


1. Rajnandgaon 
2. Ambagarh 

chowki. 
3. Dongargarh 
4. Khairagarh 


1. Rajnandgaon 
2. Dongargarh 
3. Khairagarh 
4. Chhuikhadan 


1 


1 
1 


21. Surajpur 


3 


3 


1. Surajpur 


2 


1. Surajpur 
2. Pratappur 


1. Surajpur 
2. Pratappur 


1 


22 . 


1. Ambikapur 


6 


1. Ambikapur 


3 


Surguja 
(Ambikapur) 


1. Ambikapur 
2. Sitapur 


5 
2 


23 . 


Uttar Bastar 
(Kanker) 


1. Kanker 
2. Bhanupratappur 


1. Kanker 

2 
2. Bhanupratappur 1 


1. Kanker 
2. Pakhanjur 


Total 


89 


91 


131 


Note :- 2 Courts of Civil Judges Class -I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur- 1 ) 


Bilaspur, the 14th September 2018 


No. 8783/Mediation /2018. — All such District and Sessions Judges of the State where there may not be 
trained Mediators available , are hereby directed to request the nearby District Judge of the adjoining district for 
recommending /making an arrangement for the services of trained Mediator pertaining to the disputes which has 
arisen in the district where there is no trained Mediator which woul include the use of trained Advocate mediator. 


It shall be the responsibility of the concerned District Judge to ensure that the services of trained Mediator 
including trained Advocate mediators are also made available to those outline stations where there may not be 
trained Mediators available . 


Strict compliance of this circular be ensured . 


By order of Hon ble the High Court, 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


